निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 ज्येष्ट 1938 ( श 0 ) 


संख्या 21 


पटना , बुधवार , 


25 मई 2016 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


उक्त 


--- 


विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति, पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-8 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0 एससी0 , एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप ० -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले 

भाग- 9 - विज्ञापन 
गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


आदेश, 


. 


उच्च 


9-9 


2 


बिहार गजट, 25 मई 2016 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


आयुक्त कोटि 


अधिसूचनाएं 

18 मई 2016 
सं ० 6 / प्रो0-6-07 / 2013-1899 / वा ० कर -सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प 
संख्या -1800 दिनांक 09.06.2011 द्वारा बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि वेतनमान् रूपये 
15600-39100 ग्रेड पे 7600 / - से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि वेतनमान् रूपये 37400-67000 
ग्रेड पे -8700 में प्रोन्नति हेतु 05 वर्षो की कालावधि निर्धारित है । उक्त संकल्प की कंडिका 3 ( V ) के 
आलोक में बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित वाणिज्य - कर उपायुक्त कोटि के पदाधिकारियों को 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि 05 वर्षों में से उनके नाम के 
सामने कॉलम VI में अंकित अवधि को क्षांत किया जाता है : 
क्र ० नाम 

प्रथम सहायक उपायुक्त 

क्षांत की जाने की अवधि 
नियुक्ति की 

कोटि में 
तिथि में प्रोन्नति की प्रोन्नति की 
तिथि 

तिथि 
I II 

III IV V 

VI 
1 श्री कमल कान्त चौधरी 

19.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
2 श्री विश्वनाथ महतो 

13.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
3 श्री प्रभात कुमार वर्मा 22.05.92 05.05.08 03.12.13 

02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
4 श्री मृणाल कुमार 

13.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
5 श्री ज्योतिन्द्र कुमार 

13.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
6 श्री सदरूल ओला खाँ 

27.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
7 श्री सियाराम कुमार 

13.05.92 

05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
8 श्री शशि रंजन कुमार 

13.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
9 श्री विजयमल प्रसाद सिंह 26.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
10 श्री श्याम नारायण सिंह 28.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
श्री शैलेन्द्र कुमार 

13.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
12 श्री प्रकाश चन्द्र झा 

23.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
13 श्री अमिताभ मिश्र 

13.05.92 05.05.08 03.12.13 02 वर्ष 01 माह 03 दिन 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


The 13th 


May 2016 
File No. Bikri - kar/ Vividh- 43/2011-1831 - In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of 
Sub- Rule ( 2 ) of Rule 40 of The Bihar Value Added Tax Rules , 2005 the Commissioner , Commercial 
Taxes Bihar, Patna hereby directs that the departmental notification no . 1245 dated 12.04.2013 in respect 
for the procedure of transporting goods from any place outside the State of Bihar to any place outside the 
State of Bihar shall be amended with immediate effect by the following, namely : 

Amendments 
1. Amendment in the provision of clause 2 of the said notification- A proviso to sub -clause (1 ) 
of clause 2 of the said notification shall be added , namely : 

" Provided that every person transporting goods from Nepal, the Garhwa, Latehar, Palamu, 
Godda , Sahebganj, Deoghar, Pakur, Jamtara and Dumka districts of the State of Jharkhand and Raigarh 


बिहार गजट , 25 मई 2016 


3 


district of the State of Chhatisgarh and destined to any place outside the State of Bihar may enter the State 
of Bihar through any route not passing through any of the check -posts specified above." 

2. Amendment in the provision of clause 3 of the said notification- The sign comma "(,) " and 
the group of the words " Balia district of the State of Uttar Pradesh " used after the word Jharkhand in 
proviso to sub -clause (1 ) of clause 3 shall be deleted . 

By order of the Governor of Bihar 
Sujata Chaturvedi, Commissioner- cum -principal Secretary, 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

16 मई 2016 
सं ० 01 / रेगु - 6-6004 / 12-1088 — राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 05.05.2016 में लिये गये निर्णय के आलोक 
में बिहार राज्य चीनी निगम की शेष बची 8 इकाइयों यथा बनमंखी, लोहट, हथुआ (डिस्टीलरी सहित), सीवान, न्यू सावन, 
गोरौल , गुरारू एवं वारिसलीगंज को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने या अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु 
निर्धारित लम्बी अवधि की लीज पर पूर्व से निर्धारित शर्तों एवं नये निर्धारित फ्लोर प्राइस के आधार पर पंचम निविदा प्रक्रिया 
आयोजित करते हुए सफल निवेशकों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है । सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के 
अनुरूप इस कार्य हेतु पूर्व की भाँति एस.बी.आई. कैप्स, कोलकता को पंचम निविदा आमंत्रित करने हेतु वित्तीय सलाहकार के 
रूप में मनोनीत / नियुक्त किया जाता है । 

जिन इकाइयों का लीज हस्तान्तरण हो चुका है उनके शेष बचे फार्म लैण्ड की भूमि सरकार के पास रहेगी जिसे 
भविष्य में आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा उपयोग में लाया जायेगा । पंचम निविदा आमंत्रण से संबंधित SBI Caps कोलकाता 
द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों एवं नये Floor Price के आधार पर तैयार किये गये Request for Qualification paper के 
आधार पर निविदा आमंत्रित करने एवं विभाग द्वारा SBI Caps से विमर्श कर निविदा आमंत्रण से संबंधित तिथिवार कार्यक्रम 
तैयार कर उसका व्यापक प्रचार - प्रसार करते हुए पंचम निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

3. एस.बी.आई. कैप्स, कोलकाता को उपरोक्त कार्य हेतु इकाईवार सफल निवेशकों द्वारा निविदित राशि का 1.25 
प्रतिशत ( अनुमान्य कर सहित) का Success Fee के रूप में , भुगतान निवेशक द्वारा LOI स्वीकार करने एवं उनसे निविदा 
के प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने के पश्चात् किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । कार्य आरम्भ करने के पूर्व 
एस.बी.आई. कैप्स, कोलकाता को Inception Fee के रूप में 5.00 ( पाँच ) लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा , जिसका 
सामंजन कार्योपरान्त उनके द्वारा समर्पित विपत्र से की जायेगी । SBI Caps द्वारा कराये गये भूमि के मूल्यांकन पर किये गये 
व्यय मो ० 1,34,832.00 + Service Tax का उन्हें भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रवि मित्तल, प्रधान सचिव । 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

11 मई 2016 
सं ० नि ० वि ० स्था०-122 / 06-1461 - राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध 
है । इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध " जीरो टॉलरेन्स " नीति अपनायी गयी है । इस उद्धेश्य की पूर्ति की दिशा में सरकार 
द्वारा निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय "विशेष निगरानी इकाई " को सशक्त एवं इसके अनुसंधान तथा कार्य क्षमता 
को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के तीन (3) सेवा निवृत्त अपर पुलिस अधीक्षकों / पुलिस अधीक्षकों को अनुबंध के 
आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

2. इन तीन (3) अपर पुलिस अधीक्षकों / पुलिस अधीक्षकों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी 
विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । राज्य सरकार द्वारा उक्त चयन समिति में दो 
वरीय पुलिस पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है जो निम्नवत् है : 

1. प्रधान सचिव, निगरानी विभाग , बिहार पटना । 
2. श्री रविन्द्र कुमार ( भा ०पु ० से०), महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना । 
3. श्री रत्न संजय ( भा ० पु ० से ०), पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी ईकाई , पटना । 

सदस्य 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव । 


अध्यक्ष 
सदस्य 


4 


बिहार गजट, 25 मई 2016 


गृह विभाग (कारा) 


अधिसूचना 

17 मई 2016 
स ० कारा / स्था ०( चि ०)01-03 / 2016-2970 - स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 326 ( 2) / स्वा ० 
दिनांक 30.03.2016 के द्वारा कुल 60 सामान्य चिकित्सकों की सेवा विभाग को प्राप्त हुई है जिसके विरूद्ध कुल 47 
चिकित्सकों ने योगदान कर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को अपने चिकित्सा प्रमाण - पत्रों का सत्यापन कराया है । 

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित 47 सामान्य चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ -5 की कारा में 
पदस्थापित किया जाता है: 


चिकित्सक का नाम 


गृह जिला 


स्थायी पता 


क्र 0 
सं ० 


पदस्थापन कारा का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


डा 0 संजय कुमार सुमन 


मुंगेर 


2 


डा ० राज कमल 


पटना 


, 


3 


डा 0 पिंकु कुमार 


नालन्दा 


4 


डा 0 रीना कुमारी 


पटना 


5 


डा 0 सौरभ कुमार 


वैशाली 


6 


डा ० रंजीता सिन्हा 


पटना 


7 


डा 0 प्रदीप कुमार 


भागलपुर 


8 


डा ० दिगम्बर शर्मा 


पूर्णियाँ 


अधीक लाल प्रसाद यादव 

मंडल कारा, बांका 
ग्राम - रोपामोर, पो .- दरियापुर , थाना- हवेली 
खराजपुर, जिला - मुंगेर पिन -811213 
द्वारा - कृष्णा चिकित्सा केन्द्र, गाँधी चौक , महेन्द्र 

शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय 
नियर आई0 सी 0 आई0 सी 0 आई0 एटीम , 

कारा, भागलपुर 
जिला - पटना, पिन -800006 
शिव कुमार प्रसाद सिन्हा, गांधी नगर ( नार्थ ऑफ मंडल कारा, छपरा 
जेल) पो 0+ थाना -हिलसा, जिला- नालंदा, 
पिन -801302 
रीना कुमारी , दक्षिणी मंदिरी, काठपुर, पटना 

केन्द्रीय कारा, बक्सर 
पी 0 जी 0 ओ0, पटना । 
पिता - विशेश्वर चौधरी, महेश्वरी स्टोर, गोला रोड, उपकारा, बक्सर 
महुआ, जिला - वैशाली, पिन -844122 
ग्राम - नूरा , पो 0 - हाँसडीह, थाना -मसौढ़ी 

मंडल कारा, मुंगेर 
जिला - पटना । 
दीप नारायण मंडल ग्राम हरियो पानी टंकी, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ 
पो 0 - अकबरपुर, जिला - भागलपुर पिन -813223 
स्व . रतन लाल शर्माग्राम + पो 0 - काझी, 

मंडल कारा, अररिया 
भाया - मनमनखी, जिला - पुर्णियां पिन-854202 
पूर्वी भिखाचक ( दमरिया ) पो 0 - अनीशाबाद, मंडल कारा, मधुबनी 
थाना - गर्दनीबाग , जिला - पटना, पिन -800002 
पिता -विभूति प्रसाद सिंह, ग्राम + पो0- दिबरा 

किशनगंज 
बाजार, थाना - बेड़हाड़ा कोठी, जिला - पूर्णियाँ, 
पिन -854203 
द्वारा श्री रामशरण पंडित , ग्राम + पो . - साहुगढ़ मंडल कारा, सहरसा 
( बाजार टोला) पंचायत नं0–2, मधेपुरा 
श्री कपिलेश्वर साह , सलखुआ सहरसा 

मंडल कारा, सुपौल 
ग्राम + पो.- थरबिहा, जिला - सुपौल 

मंडल कारा, मधेपुरा 
स्व 0 देवनन्दन प्रसाद, ग्राम - नगमा, पो 0 - दमोदरपुर | शिविर मंडल कारा , 
बल्धा, थाना - नगरनौसा, नालन्दा 

फुलवारीशरीफ 
डा 0 एस0 एम 0 मुम्ताजुल हक , 

हक मंजील, 

मंडल कारा, नवादा 
मो ० - गौरा गढ़, पो 0 -बिहारशरीफ , नालन्दा । 
हसैन नर्सिंग होम, खान बहादुर रोड, जहानाबाद । केन्द्रीय कारा, गया 
पति - डा 0 राज कपूर दास, गोलघर, पार्क 

मंडल कारा, आरा 
डा 0 राजेश पासवान, आजाद चौक, गंगजला , केन्द्रीय कारा, पूणियाँ 
सहरसा । 


9 


डा ० शंकर नंद देव 


पटना 


10 


डा 0 नीरज कुमार 


पूर्णियाँ 


मंडल कारा, 


11 


डा 0 राकेश कुमार 


मधेपुरा 


12 


13 


डा 0 विमल कुमार 
डा ० सचिन कुमार 
डा ० प्रशान्त सिन्हा 


सहरसा 
सुपौल 
नालन्दा 


14 


15 


नालन्दा 


16 


डा 0 एस0 एम 0 मुम्ताजुल 
हक 
डा 0 सैयद मेराज हुसैन 
डा ० अंजली लाल 
डा ० राजेश पासवान 


जहानाबाद 


. 


17 


पटना 


18 


सहरसा 


बिहार गजट , 25 मई 2016 


5 


चिकित्सक का नाम 


गृह जिला 


स्थायी पता 


क्र ० 
सं ० 


पदस्थापन कारा का नाम 


1 


2 


3 


5 


19 


डा 0 कुन्दन कश्यप 


20 


डा ० हिदायत उल्लाह 
पालवी 
डा 0 दीपक कुमार सिंह 


21 


मंडल कारा, 


22 


डा 0 तब्स्सूम आरा 


23 


डा0 मनोज कुमार सिंह 


24 


डा ० मो ० नजर इमाम 


25 


डा 0 अजय कुमार 
चौधरी 
डा 0 दीपेन्द्र सिंह 


26 


27 


डा 0 उमेश कुमार 
चौधरी 
डा 0 मनोज कुमार 


28 


29 


डा ० महादेव मंडल 


4 
समस्तीपुर 

श्री अवधेश कुमार सिंह, ग्राम + पो 0 - ध्रुवगामा , मंडल कारा, सीतामढ़ी 

सातपट्टी, भया - कल्याणपुर चौक, समस्तीपुर 
पटना पिता - हमीदुल्लाह पालवी , फ्लैट नं0-506, सिटी मंडल कारा, सासाराम 

कम्पलेक्स, बारी रोड, हथुआ मार्केट , पटना । 
सारण दीपक कुमार सिंह, द्वारा - डा 0 डी 0 सिन्हा, 

गोपालगंज 
ग्राम - दुधलीया गाछी, पो 0 - सोनपुर, सारण । 
पटना तब्स्सूम आरा, सुलातनगंज, डॉ जाकिर हुसैन रोड, । मंडल कारा, जहानाबाद 

पा ० – महेन्द्र 
भागलपुर पिता - श्री गणेश प्रसाद सिंह 

मंडल कारा, जमुई 
ग्राम + पो 0 - झंडापुर , थाना - बिहपुर, भागलपुर 
पटना सुल्तानगंज डॉ.जाकिर हुसैन रोड पोस्ट - महेन्द्र, 

केन्द्रीय कारा, गया 
पटना 
पटना अजय कुमार चौधरी, द्वारा श्री दिलीप कुमार मंडल कारा, समस्तीपुर 

चौधरी, मो ० - मोगलपुरा चौराहा, पटनासिटी 
पटना डॉ. दीपेन्द्र सिंह , पिता - श्री आनन्द मोहन सिंह , 

उपकारा, 

बगहा 
रमाभवन चौधराना रोड, थाना- दानापुर, पटना । 
पटना द्वारा -शिवनाथ चौधरी, बसंत बिहार कॉलोनी, शहीद खुदीराम बोस 
हाउस नं -2, बोरिंग रोड, पटना पिन -800001 

केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर 
गोपालगंज पिता - श्री राजकिशोर प्रसाद मो०- जंगलिया मंडल कारा, सिवान 

काली मंदिर रोड , वार्ड नं0-19 , 

पो0+ थाना +जिला- गोपालगंज 841428 
कटिहार पिता - गोपी मंडल, ग्राम – दोखड़ा, पो 0 - सोनैली , केन्द्रीय कारा , पूर्णियाँ 

थाना कदवा, जिला - कटिहार पिन -855114 
जमुई ग्राम - बुढ़ीखार, थाना - चकाई , डाक - चकाई, 

लखीसराय 
जिला - जमुई 811303 
खगड़िया ग्राम + पो 0 - मथुरापुर, भाया - खगड़िया 

विशेष केन्द्रीय कारा, 
जिला - खगडिया 

भागलपुर 
दरभंगा ग्राम + पो 0 - पाली , भाया - घनश्यामपुर , 

उपकारा, पटना सिटी 
जिला - दरभंगा 
बक्सर 

पिता - तेजनारायण सिंह, पी.पी. रोड , जहाज घाट , उपकारा, दाउदनगर 

बक्सर, जिला - बक्सर 
पूर्वी चम्पारण ग्राम - यमुनापुर , पो 0 - औरैया, थाना - आदापुर, मंडल कारा, बेतिया 

जिला - पूर्वी चम्पारण 
कटिहार पिता - डॉ . दिनेश कुमार, गणपति टावर के सामने , 

उपकारा, 

नवगछिया 
जे.एफ.एम. लॉन कैम्पस, कालीबाड़ी रोड 

पो 0+जिला - कटिहार 
वैशाली पिता - श्री राम नारायण गुप्ता , ग्राम + पो -विदुपुर उपकारा रोसड़ा 

बाजार, जिला - वैशाली 
सीवान पिता - ललन महतो, ग्राम – कोरार, 

उपकारा, शेरघाटी 
पो 0+ थाना - बसंतपुर , जिला - सिवान 
बाँका पिता - छेदी पासवान , ग्राम + पो 0 - लकड़ा, 

शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय 
भाया + थाना - रजान , जिला - बाँका 

कारा, भागलपुर 
सीवान ग्राम - शेरपुर, पो. - मछौटा, भाया - दरौंदा , 

उपकारा, झंझारपुर 
जिला - सिवान 
नालन्दा पिता – कमला प्रसाद (शिक्षक ), द्वारा -विष्णुदेव मंडल कारा, शेखपुरा 

प्रसाद (वकील), मु ० - कल्याणपुर, नईसराय स्टेशन 
रोड बिहारशरीफ, नालन्दा 


30 


डा 0 अरूण कुमार टुडू 


मंडल कारा, 


31 


डा 0 राजा राम चौधरी 


32 


डा ० मो 0 शमीम 


33 


डा 0 संजय कुमार 


34 


डा 0 मो ० रूहुललाह 


35 


डा ० क्षितिज आनन्द 


36 


डा 0 आलोक कुमार 


37 


डा 0 जीतेन्द्र महतो 


38 


डा 0 मुकेश कुमार 


39 


डा 0 वृज किशोर सिंह 


40 


डा 0 अजय कुमार 


6 


बिहार गजट, 25 मई 2016 


गृह जिला 


4 


5 


42 


क्र ० चिकित्सक का नाम 

स्थायी पता 

पदस्थापन कारा का नाम 
सं ० 
1 2 

3 
41 डा ० नन्द किशोर कुमार समस्तीपुर पिता - स्व 0 कपिलदेव सिंह, ग्राम – वीरसहिया मंडल कारा, बेगुसराय 

(ब्लॉक रोड ), पो 0 - सिंधियाघाट, जिला - समस्तीपुर 
डा 0 शशि भूषण 

मुंगेर डॉ 0 - शशि भूषण , पिता - रामरूप प्रसाद यादव , शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय 

ग्राम - महादेवा , पो 0 - बरियारपुर , जिला -मुंगेर कारा, भागलपुर 

पिन -811211 
43 डा ० शैलेन्द्र कुमार बाँका पिता - श्री भगवान दास , ग्राम - इंगलिश (फतेहपुर) शहीद 

जुब्बा 

सहनी केन्द्रीय 
पो 0 -चिश्वम्भर चक, थाना - अमरपुर, जिला - बांका, कारा, भागलपुर 

813101 
44 डा 0 सूरज पासवान 

दरभंगा द्वारा - रामबिलास पासवान, ग्राम - रूसूलपुर , उपकारा वीरपुर 

पो 0 - डी.एम.सी. कैम्पस, लहेरियासराय , 

जिला - दरभंगा 
45 डा 0 अशोक कुमार 

मुजफ्फरपुर | ग्राम - बुधकारा, ब्लॉक - कटरा, पो 0 - तेहवारा, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी 

जिला - मुजफ्फरपुर 
46 डा ० शशि शंकर मुंगेर पिता - श्री बंम शंकर प्रसाद , शंकर सदन लालू 

उपकारा, हिलसा 
पोखर, जिला -मुंगेर 
47 डा ० दिनेश प्रसाद मुंगेर पिता - श्री महेन्द्र चौधरी, लक्ष्मी निवास , मो ० - बेलन 

विशेष केन्द्रीय कारा, 
बाजार, बंगाली टोला, पो 0 - मुंगेर, थाना - कासिम 

भागलपुर 
बाजार, जिला - मुंगेर । 
2. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण - पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन ) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण - पत्र तथा दहेज 
नहीं लेने से संबंधित शपथ - पत्र के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना 
सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक , (प्र ० ) । 


गृह 

विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

13 मई 2016 
सं ० 1 / एल01-10-10 / 2015 गृ0 आ 0 / 3754 -श्री अजिताभ कुमार, भा 0 पु 0 से 0 ( 1997), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार 
सैन्य पुलिस , बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत तथा 
कार्मिक लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के 
पत्रांक -11019/06/ 2001- AIS - III , दिनांक 05.12.2007 के आलोक में दिनांक 19.05.2016 से 03.06.2016 तक कुल 16 
( सोलह ) दिनों का Ex- India Leave की स्वीकृति उपार्जित अवकाश के रूप में प्रदान की जाती है । 

श्री अजिताभ कुमार, भा 0 पु0 से0 (1997) को उक्त अवधि में निजी कार्य हेतु विदेश ( United Kingdom) यात्रा 
हेतु अनुमति प्रदान की जाती है । 

3. श्री कुमार के अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक ( आधुनिकीकरण), बिहार पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त 
पुलिस महानिरीक्षक , बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


13 मई 2016 
सं ० 1 / एल1-10-01 / 2011 गृ0 आ 0 / 3751 श्रीमती प्रीता वर्मा, भा 0 पु 0 से 0 (1991 ) अपर पुलिस महानिदेशक 
( कमजोर वर्ग ), अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार , पटना को को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम 


बिहार गजट , 25 मई 2016 


7 


10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 24.05.2016 से 10.06.2016 तक कुल 18 ( अठारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती वर्मा के अवकाश अवधि में श्री विनय, भा 0पु 0 से0 (1991 ), अपर पुलिस महानिदेशक , अपराध अनुसंधान 
विभाग , बिहार , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, 
पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


13 मई 2016 
सं ० 1 / एल01-10-06 / 2016 गृ0 आ 0 / 3755 - डॉ 0 परवेज अख्तर, भा 0 पु0 से0 (2006), समादेष्टा , बिहार सैन्य 
पुलिस -02, डिहरी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
16.02.2016 से 27.02.2016 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


13 मई 2016 
सं ० 1 / एल01-10-09 / 2016 गृ0 आ 0 / 3753 — श्री पंकज सिन्हा, भा 0 पु0 से0 (2005), पुलिस अधीक्षक , नवगछिया 
को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 17.02.2016 से 
05.03.2016 तक कुल 18 ( अठारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


13 मई 2016 
सं ० 1 / एल1-10-26 / 2015 गृ0 आ 0 / 3752 - श्री रामचन्द्र राजगुरू , भा 0 पु0 से 0 (2013 ), अनुमण्डल पुलिस 
पदाधिकारी, बगहा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम -12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 
28.12.2014 से 06.01.2015 तक कुल 10 ( दस) दिनों का रूपान्तरित अवकाश ( 10x2 = 20 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश 
के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


16 मई 2016 


सं ० 1 / डी01-10-04 / 2014 गृ0 आ0-3800 — श्री कुमार राजेश चन्द्रा , भा 0 पु0 से 0 (BH:1985 ) अपर पुलिस 
महानिदेशक ( आधुनिकीकरण ), बिहार, पटना को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर, Director General , Bureau of Civil 
Aviation Security ( BCAS ), नई दिल्ली के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किये 
जाने के फलस्वरूप , वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए श्री चन्द्रा की सेवा Bureau of 
Civil Aviation Security ( BCAS ), नई दिल्ली को सौंपी जाती है । 

श्री चन्द्रा को निदेश दिया जाता है कि Bureau of Civil Aviation Security ( BCAS ), नई दिल्ली में 
योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें । 

[ कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ), भारत सरकार, नई दिल्ली के 
पत्रांक -16/ 4/ 2010- EO (SM-I) दिनांक 05.05.2016 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-I 
21019 / 09 / 2012 -IPS.III , दिनांक 09.05.2016 द्रष्टव्य ] 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


16 मई 2016 
सं ० 1 / सी 0 बी 0 आई0-80-06 / 2016 - गृ0 आ0-3805 - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम -1946 (1946 का 
अधिनियम -25 ) की धारा -6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, सिवान नगर थाना कांड 
सं0-362 / 16, दिनांक 13.05.2016, धारा -302 / 120 ( बी 0) / 34 भा 0 द0 वि 0 एवं 27 आर्स एक्ट जो पत्रकार राजदेव रंजन 


8 


बिहार गजट , 25 मई 2016 


की हत्या से संबंधित है, के अनुसंधान / पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के 
सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 

The 16 " May 2016 
No. 1 / C.B.I - 80-06/ 2016 HP- 3805 . -In exercise of the powers conferred under section-6 of the 
Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946 ), the Governor of Bihar is pleased to accord his 
consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special 
Police Establishment to investigate / supervise and inquire into the Siwan Town P.S Case No. 362/16 , 
dated 13.05.2016 u /s 302/120 ( B )/ 34 I.P.C and 27 Arms Act which is related to Murder of reporter 
Rajdev Ranjan. 

By order of the Governor of Bihar, 
Ranjan Kumar Sinha , Joint Secretary. 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
13 मई 2016 


सं 05 / स्था 0( डी 0 टी 0 ओ 0)-30 / 2013 / 2290 – परि० — परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या -935, दिनांक 
16.02.2014 द्वारा श्री अनिमेष कुमार, बि 0 प्र0 से 0 ( को ० क्र .- 864 / 11 ) को जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ ) के पद पर 
पदस्थापित किया गया था । जिला पदाधिकारी, कैमूर ( भभुआ ) के ज्ञापांक -301 दिनांक 17.03.2016 द्वारा सूचित किया गया है 
कि दिनांक 16.03.2016 को चेकपोस्ट कर्मनाशा, मोहनियां में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी के उपरांत श्री अनिमेष 
कुमार, बि 0 प्र0 से0 को निगरानी दल द्वारा ब्यूरो मुख्यालय लाया गया है । उक्त घटनाक्रम के आलोक में जिला पदाधिकारी , 
कैमूर ( भभुआ ) के आदेश संख्या -150 , दिनांक 17.03.2016 द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर 
तथा करारोपण पदाधिकारी, कर्मनाशा चेकपोस्ट, मोहनियां के कार्यों के निष्पादन हेतु श्री शाहनवाज अहमद नियाजी, वरीय उप 
समाहर्ता, कैमूर को प्राधिकृत किया गया है । 

जिला पदाधिकारी, कैमूर ( भभुआ ) द्वारा की गयी उक्त स्थानीय व्यवस्था के आलोक में श्री शाहनवाज अहमद 
नियाजी, वरीय उप समाहर्ता, कैमूर को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा -213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण 
अधिनियम , 1994 की धारा -3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला 
परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ ) एवं करारोपण पदाधिकारी, कर्मनाशा चेकपोस्ट, मोहनियां के कार्यों के सम्पादन हेतु 
प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह 0 ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 25 मई 2016 


9 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

13 मई 2016 
सं ० कौन / भी -109 / 2008- 147 / सी — बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर सहायक आयुक्त श्री कामेश्वर ओझा 
को पटना विशेष अंचल, पटना के पदस्थापनकाल में निलाम – पत्र वादों के निष्पादन में टालमटोल की नीति अपनाने, सरकारी 
राजस्व की वसूली में कोई अभिरूचि नहीं लेने तथा बकायेदारों को लाभ पहुँचाने का कुत्सित प्रयास आदि कतिपय आरोपों के 
लिए इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या- 126 दिनांक 22.07. 
2011 द्वारा " चेतावनी का दण्ड संसूचित किया गया था लेकिन दण्डादेश की प्रविष्ठी उनके चारित्री के किस वर्ष में कि 
जायेगी, का उल्लेख उक्त अधिसूचना में नहीं किया गया था । 

श्री ओझा से प्राप्त अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा " चेतावनी " का दण्ड उनके चारित्री के वर्ष 
2007-08 में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है । 
प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

10-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


